पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“ethers /att /09/203-2045.” 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-200I.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 22] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल 2023 --- चैत्र 3, शक 945 


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 27 मार्च 2023 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 25-48 / 2048 / 47-दो.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 
2043 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌:- 


संशोधन 


उक्त नियम में,-- 


4... नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाये | 


2. नियम 43 के उप-नियम (॥) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :- 


“(४) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया 
जायेगा | 


3. नियम 43 के उप-नियम (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :- 


"4) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापनन हैसियत 
से नियुक्ति किया जायेगा |” 


4. नियम 20 का लोप किया जाये | 


5. अनुसूची-एक, दो एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :- 


243 


244 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 


“अनुसूची-एक 
(नियम 5 देखिये) 
स. सेवा में सम्मिलित पदों वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स 
क्र. पदों के नाम की संख्या लेवल 
(4) (2) (3) (4) (6) 
4. | संचालक (औषधि प्रयोगशाला) 04 प्रथम श्रेणी लेवल-45 
2. | नियंत्रक 04 प्रथम श्रेणी लेवल-44 
3. | को-ऑडिनिटर (खाद्य प्रयोगशाला) 04 प्रथम श्रेणी लेवल-44 
4. | संयुक्त औषधि नियंत्रक 04 प्रथम श्रेणी लेवल-44 
5. | उप आयुक्त (खाद्य) 04 प्रथम श्रेणी लेवल-43 
a उप औषधि नियंत्रक /उप नियंत्रक औषधि किम प्रथम श्रेणी लेवल-43 
तकनीकी 
7. | उप संचालक (खाद्य) 04 प्रथम श्रेणी लेवल-43 
lee पब्लिक एनॉलिस्ट / लोक विश्लेषक (खाद्य 02 प्रथम श्रेणी लेवल-3 
विश्लेषक) 
| 9. | सहायक आयुक्त (खाद्य) 05 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
0. | सहायक औषधि नियंत्रक 20 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
44. | अभिहित अधिकारी 27 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
42. | सहायक संचालक (खाद्य) 03 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
43. | सहायक संचालक 07 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
44. | लेखाधिकारी 04 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
45. | विधि अधिकारी 04 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
i6. | सीनियर साईंटिफिक ऑफिसर (औषधि 02 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
प्रयोगशाला) 
47. | टेक्निकल ऑफिसर (खाद्य प्रयोगशाला) 03 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
48. | माइक्रोबायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) 03 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
49. | माइक्रोबायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) 02 द्वितीय श्रेणी लेवल-42 
20. | सीनियर साईंटिफिक असिस्‍टेंट (औषधि 03 द्वितीय श्रेणी लेवल-40 
प्रयोगशाला) 
24. | साईंटिफिक ऑफिसर (खाद्य प्रयोगशाला) 02 द्वितीय श्रेणी लेवल-40 
22. | वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी 43 द्वितीय श्रेणी लेवल-40 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 244 () 
अनुसूची-दो 
(नियम 6 देखिए) 
स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के कर्तव्य भरे जाने वाले कर्तव्य पदों अन्य सेवा से टिप्पणियां 
नाम पदों की की संख्या का प्रतिशत व्यक्तियों के 
कुल सीधी भर्ती सेवा के स्थानांतरण / 
संख्या | द्वारा (देखिए मूल» प्रतिनियुक्ति द्वारा 
नियम 6 (4) | WTA (देखिए नियम 6 
(क)) सदस्यों की (3)(ग)) 
पदोन्नति के 
द्वारा (देखिए 
नियम 6 (॥) 
(ख)) 
() (2) (3) (4) (6) 6) (7) 
4... | संचालक (औषधि प्रयोगशाला) 04 ai i नियंत्रक के 
नियंत्रणाधीन 
2. | नियंत्रक 04 Ll Ld अखिल भारतीय 
प्रशासनिक सेवा 
3. | को-ऑडिनेटर (खाद्य 04 Lo 00% 
प्रयोगशाला) 
4. | संयुक्त औषधि नियंत्रक oa =6| — |  00% 
5. | उप आयुक्त (खाद्य) 04 bl 00% 
[ail उप औषधि नियंत्रक /उप io [es 00% 
नियंत्रक औषधि तकनीकी 
7. | उप संचालक (खाद्य) 04 Eas 00% 
eal पब्लिक एनॉलिस्ट /लोक 02 i 00% 
विश्लेषक (खाद्य विश्लेषक) 
| 9. | सहायक आयुक्त (खाद्य) 05 [| - | 00% 
40. | सहायक औषधि नियंत्रक 20 | - | [00% 
4. | अभिषहित अधिकारी en ee 
42. | सहायक संचालक (खाद्य) 3 | - | 00% 
43. | सहायक संचालक ov [| - | 00% 
44. | लेखाधिकारी 07 (ea eae राज्य वित्त सेवा 
से 
45. | विधि अधिकारी oa =6| - | [00% 
46 | सीनियर साईंटिफिक 02 Lo] 00% 
ऑफिसर (औषधि प्रयोगशाला) 
47. | टेक्निकल ऑफिसर (खाद्य 03 fe | 00% 
प्रयोगशाला) 
48. | माइक्रोबायोलॉजिस्ट (खाद्य 03 00% i> ol 
प्रयोगशाला) 
49. | माइक्रोबायोलॉजिस्ट (औषधि 02 00% mae 
प्रयोगशाला) 
20. | सीनियर साईंटिफिक 03 | 00% 
असिस्‍टेंट (औषधि 
प्रयोगशाला) 
2i. | साईटिफिक ऑफिसर (खाद्य 02 किमी 00% 
प्रयोगशाला) 
22. | वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी 3. | - | 00% 
टीप- (4) सरल क्रमांक 44 में उल्लिखित “अभिष्ठित अधिकारी” के पद पर पदोन्‍नति हेतु प्रत्येक वर्ष 04॥ जनवरी की 


स्थिति में उद्भूत रिक्तियों का बंटवारा निम्नानुसार किया जायेगा- 


(एक) 


अभिहित अधिकारी के 50% पद को विभाग में कार्यरत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 


पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। Ged अधिकारी के पद को पदोन्‍नति से भरने हेतु पर्याप्त पात्र 
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं होने की स्थिति में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पदोन्नति से भरा 


जाएगा) 


244 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 
(दो) अभिषित अधिकारी के 50% पद को विभाग में कार्यरत पात्र खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 
पदोन्नति से भरा जाएगा | 
2) (एक) अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 43 में उल्लिखित “सहायक संचालक” के कुल 07 पद को, 
शत्‌प्रतिशत औषधि निरीक्षक से सहायक संचालक के पद पर 400% Valea से भरे जाने के 
लिए आरक्षित किया जाता है। 
(दो) अनुसूची-चार के सरल क्रमांक i6 A प्रस्तावित सहायक सांख्यिकीय अधिकारी »/ अधीक्षक / 


स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 से सहायक संचालक (प्रशासन) के पद पर पदोन्‍नति का प्रावधान किया गया 
है। सहायक सांख्यिकीय अधिकारी »/ अधीक्षक »स्टेनोग्राफर ग्रेड--2 के पद पर पदस्थ कर्मचारी, 
सहायक संचालक (प्रशासन) के नवीन पद के सृजन पश्चात्‌ ही पदोन्‍नत होंगे। सहायक 
सांख्यिकीय अधिकारी / अधीक्षक »स्टेनोग्राफर ग्रेड--2 के पद पर पदस्थ कर्मचारियों द्वारा वर्तमान 
में स्वीकृत सहायक संचालक के कुल 07 पद पर पदोन्‍नति हेतु दावा अमान्य होगा। 


अधिकारी / अधीक्षक / 
स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 244 (3) 
अनुसूची-चार 
(नियम 44 तथा 45 देखिए) 
स्‌. क्र. सेवा या पद का नाम उस पद का नाम जिस पर पदोन्‍नति | विभागीय पदोन्नति समिति के 
जिससे पदोन्‍नति की जानी पदोन्नति की जानी है की पात्रता सदस्यों के नाम 
है हेतु 
अनुभव 
की 
न्यूनतम 
कालावधि 
(8) (2) (3) (4) 6) 
4... | उप औषधि नियंत्रक “उप | संयुक्त औषधि नियंत्रक 05 वर्ष | () अध्यक्ष सदस्य छत्तीसगढ़ 
नियंत्रक औषधि तकनीकी लोक सेवा आयोग 
-अध्यक्ष 
(2) प्रमुख सचिव / सचिव, लोक 
स्वास्थ्य. एवं परिवार 
कल्याण विभाग 
ART 
(3) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि 
प्रशासन, छत्तीसगढ़-सदस्य 
2. | सहायक औषधि नियंत्रक » | उप औषधि नियंत्रक / उप 05 वर्ष 
सहायक संचालक नियंत्रक औषधि तकनीकी 
3. | औषधि निरीक्षक सहायक औषधि नियंत्रक / 05 वर्ष 
सहायक संचालक 
4. | सहायक आयुक्त (खाद्य) उप आयुक्त (खाद्य) 03 वर्ष 
5. | सहायक संचालक (rea) | उप संचालक (खाद्य) 03 वर्ष 
ed) arte अधिकारी सहायक sya (खाद्य) / 03 वर्ष 
सहायक संचालक (खाद्य) 
ae सुर अभिहित अधिकारी 02 वर्ष 
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त aE ae 
अधिकारी सहायक आयुक्त (खाद्य) / 05 वर्ष 
सहायक संचालक (खाद्य) 
|| खाद्य सुरक्षा अधिकारी वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी 05 वर्ष 
3 अभिहित अधिकारी 07 वर्ष 
ha सीनियर साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 05 वर्ष 
असिस्‍टेंट (औषधि (औषधि प्रयोगशाला) 
प्रयोगशाला) 
40. | जूनियर साईंटिफिक सीनियर साईंटिफिक असिस्टेंट | 05 वर्ष 
असिस्‍टेंट (औषधि (औषधि प्रयोगशाला) 
प्रयोगशाला) 
44. | पब्लिक एनॉलिस्ट /लोक को-ऑडिनिटर (खाद्य 08 वर्ष 
विश्लेषक (खाद्य विश्लेषक) | प्रयोगशाला) 
42. | टेक्निकल ऑफिसर (खाद्य | पब्लिक एनॉलिस्ट / लोक 05 वर्ष 
प्रयोगशाला) / माइक्रो विश्लेषक (खाद्य विश्लेषक) 
बॉयोलॉजिस्ट (खाद्य 
प्रयोगशाला) 
43. | साइंटिफिक ऑफिसर (खाद्य | टेक्निकल ऑफिसर (खाद्य 05 वर्ष 
प्रयोगशाला) प्रयोगशाला) 
44.._ | सहायक लोक विश्लेषक साईंटिफिक ऑफिसर (खाद्य 05 वर्ष 
(खाद्य प्रयोगशाला) प्रयोगशाला) 
45. | सहायक लोक अभियोजक | विधि अधिकारी 05 वर्ष 
46. | सहायक सांख्यिकीय सहायक संचालक (प्रशासन) 05 वर्ष 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


प्रसन्‍ना आर., सचिव. 


244 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 


अटल नगर, दिनांक 27 मार्च, 2023 


क्रमांक एफ 25-48 / 208 / 47-दो. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस 


विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रसन्‍ना आर., सचिव. 


Atal Nagar, the 27th March 2023 
NOTIFICATION 


No. F 25-8/208/7-I— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 


Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the 
Chhattisgarh Food and Drugs Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 203, namely: - 


AMENDMENT 


In the said rules,- 


l. Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted. 
2. For sub-rule (L) of rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely:- 
+(]) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 
years.” 
3. After sub-rule (3) of rule !3, the following sub-rule shall be added, namely:- 
“(4) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a 
period of 2 years.” 
4. Rule 20 shall be omitted. 
5. For Schedule-I, II and IV, the following Schedule shall be substituted, namely:- 
“SCHEDULE-I 
(See rule 5) 
S. Name of posts Number of Classification Pay Matrix Level 
No. included in the service Post 
() (2) (3) (4) (5) 
l. | Director (Drug Lab) Ol Class-I Level-I5 
2. | Controller Ol Class-I Level-4 
3. | Co-ordinator (Food Lab) 0l Class-I Level-l4 
4. | Joint Drug Controller Ol Class-I Level-4 
5. | Deputy Commissioner (Food) Ol Class-I Level-3 
fa Deputy Drug Controller/ Deputy Controller Le | Class-I Level-3 
Drug Technical 
7. | Deputy Director (Food) Ol Class-I Level-3 
| 5. | . | Public Analyst (Food Analyst) 02 Class-I Level-3 
| 9 | Assistant Commissioner (Food) 05 Class-II Level-2 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 244 (5) 

() (2) (3) (4) (5) 

0. | Assistant Drug Controller 20 Class-II Level-2 
ll. | Designated Officer 27 Class-II Level-2 
2. | Assistant Director (Food) 03 Class-II Level-2 
3. | Assistant Director 07 Class-II Level-2 
4. | Account Officer Ol Class-II Level-2 
5. | Law Officer Ol Class-II Level-2 
6. | Senior Scientific Officer (Drug Lab) 02 Class-II Level-2 
7. | Technical Officer (Food Lab) 03 Class-II Level-2 
8. | Micro Biologist (Food Lab) 03 Class-II Level-2 
9. | Micro Biologist (Drug Lab) 02 Class-II Level-2 
20. | Senior Scientific Assistant (Drug Lab) 03 Class-II Level-l0 
2. | Scientific Officer (Food Lab) 02 Class-II Level-0 
22. | Senior Food Safety Officer 3 Class-II Level-0 


244 (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनाक 3 अप्रैल 2023 
SCHEDULE-II 
(See rule 6) 
S. Name of the posts Total Percentage of number of duty posts to be filled in Remarks 
No. included in the service number 
of duty 
posts By direct By promotion By transfer/ 
recruitment substantive/ deputation 
(See rule officiating of person 
6(4)(a)) members of from other 
service (See rule 6 | service (See 
(I)(b)) Rule 6()(c)) 
() (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
l. Director (Drug Lab) Ol oe a Under the 
control of 
the 
Controller 
2. Controller Ol Po a | LAS. 
Co-ordinator (Food Ol az 00% 
Lab) 
Joint Drug Controller Ol Po 00% 
Deputy Commissioner Ol |. | 00% 
(Food) 
- ५ Deputy Drug | a 00% 
Controller/ Deputy 
Controller Drug 
Technical 
G Deputy Director (Food) Ol Po 00% 
Public Analyst (Food 02 |. | 00% 
Analyst) 
[a Assistant 05 Lo 00% 
Commissioner (Food) 
0. | Assistant Drug 20 |. | 00% 
Controller 
ll. | Designated Officer 27 Po 00% 
2. | Assistant Director 03 |. | 00% 
(Food) 
3. | Assistant Director 07 | _- | 00% 
4. Account Officer Ol oe _ From State 
Finance 
Services 
5. | Law Officer Ol Po - ४] 00% 
6. Senior Scientific 02 |. | 00% 
Officer (Drug Lab) 
7. | Technical Officer 03 aa 00% 
(Food Lab) 
8. | Micro Biologist (Food 03 00% aa 
Lab) 
9. | Micro Biologist (Drug 02 00% i 
Lab) 
20. Senior Scientific 03 |. | 00% 
Assistant (Drug Lab) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 244 (7) 


() (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2l. | Scientific Officer 02 haa 00% 
(Food Lab) 
22. | Senior Food Safety 3 4 00% 
Officer 
Note- () For promotion to the post of Designated Officer mentioned in serial number ||, the distribution of 
vacancies arising on January 0! every year will be done as follows- 
(i) 50% of the post of Designated Officer will be filled by promotion of Senior Food Safety 
Officers working in the Department. (The post of Designated Officer will be filled by 
promotion of Food Safety Officer in case there is no sufficient eligible senior Food Safety 
Officer to be filled by promotion). 
(ii) 50% of the post of Designated Officer will be filled by promotion of eligible Food Safety 
Officers working in the Department. 
(2) (i) A total of 07 posts of “Assistant Director” mentioned in serial numberl3 of Schedule-II are 
reserved to be filled by 00% promotion from Drug Inspectors to the post of Assistant 
Director. 
(ii) The provision has been made for promotion from the proposed Assistant Statistical Officer/ 


Superintendent/Stenographer Grade-II to the post of Assistant Director (Administration) in 
serial number l6 of Schedule-IV. Employees posted on the post of Assistant Statistical 
Officer/Superintendent/Stenographer Grade-II will be promoted only after creation of new 
post of Assistant Director (Administration). The claim for promotion to currently approved 
total 07 posts of Assistant Director by the employees posted on the post of Assistant 
Statistical Officer/Superintendent/Stenographer Grade-II will be invalid. 


244 (8) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2023 
SCHEDULE-IV 
(See rule I4 and 5) 
S. No. Name of service or Name of the service or Minimum Name of members of the 
post from which posts to which promotion period of Department Promotion 
promotion is to be is to be made experience for Committee 
made eligibility of 
promotion 
d) (2) (3) (4) (5) 

l. Deputy Drug Joint Drug Controller 05 years ({) Chairman/ Member 
Controller / Deputy Chhattisgarh — Public 
Controller Drug Service Commission 
Technical - Chairman 

2. Assistant Drugs Deputy Drug Controller / 05 years (2) Principle — Secretary/ 
Controller / Assistant | Deputy Controller Drug Secretary- Public 
Director Technical Health and Family 

3. Drugs Inspector Assistant Drugs 05 years Welfare Department 

Controller / Assistant - Member 
Director (3) Controller, Food 

4. Assistant Deputy Commissioner 03 years and Drugs, 
Commissioner (Food) | (Food) Administration, 

5. Assistant Director Deputy Director (Food) 03 years Chhattisgarh 
(Food) - Member” 

[= Designated Officer Assistant Commissioner 03 years 

(Food) / Assistant 
Director (Food) 
7. Senior Food Safety 
Officer Designated Officer 02 years 
Assistant Commissioner 
(Food) / Assistant 05 years 
Director (Food) 
| : Food Safety Officer Senior Food Safety 05 years 
Officer 
07 years 
Designated Officer 

[oy Senior Scientific Senior Scientific Officer 05 years 
Assistant (Drug Lab) | (Drug Lab) 

0. Junior Scientific Senior Scientific 05 years 
Assistant (Drug Lab) | Assistant (Drug Lab) 

l]. Public Analyst (Food | Co-ordinator (Food Lab) 08 years 
Analyst) 

2. Technical Officer Public Analyst (Food 05 years 
(Food Lab) / Micro Analyst) 
Biologist (Food Lab) 

3. Scientific Officer Technical Officer (Food 05 years 
(Food Lab) Lab) 

4. Assistant Public Scientific Officer (Food 05 years 
Analyst (Food Lab) Lab) 

5. Assistant Public Law Officer 05 years 
Prosecutor 

6. Assistant Statistical Assistant Director 05 years 


Officer / 
Superintendent / 
Stenographer Grade-II 


(Administration) 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
PRASANNA R., Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


